PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ , FEB.21, 1989 (PHGN . 2, 1910 SAKA ) 


239 


गृह विधान 


दिनांक 16 फरवरी, 1989 


स . 1867 / टी -2. - चूंकि हरियाणा के राज्यपान को सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टयों में वर्णित भूमि , 
सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव चौकी तवा नाता , तहसील कालका, जिला अम्बाला में पुलिस 
कमान्डो ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना के लिये अपेक्षित है, जिसके लिये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन हरियाणा 
सरकार, गृह विभाग अधिसूचना सं 0 3508 / डी -2, दिनांक 28 मार्च , 1988, प्रकाशित की गई थी, इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि नीचेविशिष्टियों में वर्णित भूमि प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि पर्जन अधिनियम, 1894, की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये की 
जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि अर्जन कलक्टर , लोक निर्माण विभाम , भवन लथा सड़क शाखा , अम्बाला छावनी , 
जिला अम्बाला के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


जिना 


तहसील 


ग्राम 


खसरा सं . 


क्षेत्रफल 


बीघा बिसवा 


कालका 


चौकी नाढा 


33 


3 


73 मिन 
74 मिन 


1 


17 


81 


10 


6 . 


नादा 


9 


. 


615/9 मिन 
515/10 मिन 


8 


6 


नौ . पी . ग.प्ता , 
सचिष , हरियाणा सरकार , 


गृह विभाग । 


FORESTS DEPARTMENT 


The 16th February, 1989 
NO. 583- Ft. 11-89/-4443. - The Governor of Haryana is pleased to notify the result of the 
Departmental examination of the officers of Forests Department, Haryana held on 14th and 15th 
November , 1988 as under : 


Name of paper 


St. No. 


Nama of the Officer 


Forest Law 


Procedure 
& Accounts 


Land 
Revenue 


Pass 


1 . 
2. 


S /Shri 
Rajbir Singh , HFS 
Satya Bhan , IFS 
Neeta Moolri, IFS 
Anil Kumar Hooda , IFS 


Pass 
Pass 


3 . 


Pass 
Pass 


4 . 


VANA KOHLI , 


Commissioner and Scoietary to Government, Haryana , 

Forest Department. 


